निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 आषाढ 1933 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 15 जुलाई 2011 


( सं० पटना 332 ) 


सं0 2 / सी - 10114 / 2008 - सा0प्र0 - 7588 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


___ 5 जुलाई 2011 
श्री डा0 बच्चानन्द सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 882 / 08, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, 
भवनीपुर , पूर्णियां के विरूद्ध बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के ईट -भट्ठा मालिक को अग्रिम राशि देने एवं 
उक्त अग्रिम राशि का समय पर समायोजन नहीं करने से संबंधित आरोप जिला पदाधिकारी, पूर्णियां द्वारा प्रतिवेदित 
किया गया । 

__ 2. जिला पदाधिकारी, पूर्णियां द्वारा प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र क , अरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित 
स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से प्राप्त अनुशंसा के समीक्षोपरांत सरकार के आदेशानुसार विभागीय 
संकल्प संख्या 10105 , दिनांक 12 अक्तूबर 2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर आयुक्त , पूर्णियां प्रमंडल , 
पूर्णियां को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न 
कर विभागीय पत्रांक 4045, दिनांक 04 मई 2010 द्वारा भेजते हुए डा0 सिंह को अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु सूचित 
किया गया । डा0 सिंह द्वारा पत्रांक बी0एन0एस0 10 / 220 , दिनांक 03 जून 2010 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया 
गया । 

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन डा0 सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन एवं संचिका में रक्षित 
अभिलेखों की सम्यक समीक्षोपरांत सरकार के आदेशानुसार डा0 सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 


बिहार गजट ( असाधारण), 15 जुलाई 2011 


एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत संकल्प संख्या 1323, दिनांक 03 फरवरी 
2011 द्वारा दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया गया है । 

4. डा0 सिंह द्वारा उपर्युक्त दण्ड के विरुद्ध पत्रांक बी0एन0एस0 11 / 65, दिनांक 13 अप्रील 2011 द्वारा 
पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया । आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में उठाये गये बिन्दुओं 
की सम्यक समीक्षा की गई । डा0 सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया 
और न ही कोई नया साक्ष्य ही उपलब्ध कराया गया जिससे कि इनके दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके । इसलिए 
डा0 सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है । 
आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति संबंधितों को एवं डा0 बच्चानन्द सिंह (बि0प्र0से0 ), वरीय उप - समाहर्ता, मधुबनी एवं अन्य 
को दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सिद्धनाथ राम, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 332 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


